PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB. 14, 2012 ( MAGH. 25 , 1933 SAKA) 


143 


हुए 


. 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर 17 , पंचकूला 

दिनांक 8 फरवरी, 2012 
क्रमांक एस ०ई ० सी ०/2 ई-II/20121476.- यह कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 161( 4) का अनुसरण करते 
श्री मनीश कुमार पुत्र श्री हरी राम, पंच, वार्ड नं 0 2, ग्राम पंचायत. परखोमतपुर, खण्ड जाटुसाना, जिला रेवाड़ी का नाम पंच पद के लिए आयोग 
की अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ ई०-II/ 2010/ 6085, दिनांक 16 जुलाई , 2010 के तहत अधिसूचित किया गया था । 

2. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत), रेवाड़ी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7379/पंचायत , दिनांक 
18 अक्तूबर, 2011 द्वारा अनुरोध किया है कि माननीय सिविल न्यायालय, रेवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2011 की पालना में 
ग्राम पंचायत परखोतमपुर के वार्ड नं 0 2 से श्री मनीश कुमार पुत्र श्री हरी राम का नाम पंच पद से आलोपित करते हुए श्री राजेश कुमार पुत्र 
श्री लखमी चन्द का नाम अधिसूचित किया जाए । 

3. अत: माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना तथा उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (पंचायत), रेवाड़ी द्वारा की गई 
सिफारिश अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद्द्वारा श्री मनीश कुमार पुत्र श्री हरी राम, पंच, वार्ड संख्या 2, ग्राम पंचतायत. 
परखोमतपुर, खण्ड जाटुसाना, जिला रेवाड़ी का नाम आयोग की अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ ई०-II/2010/6085, दिनांक 16 जुलाई, 2010 
से आलोपित करते 

हुए श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लखमी चन्द का नाम अधिसूचित किया जाता है । 
पंचकूला : 
दिनांक 6 फरवरी, 2012 

राज्य निर्वाचन 

आयुक्त, 

हरियाणा । 


" 


सिंचाई विभाग 

दिनांक 25 जनवरी , 2012 
संख्या 962.-~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि . सरकार द्वारा. सरकारी र - , सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात् कैनाल रैस्ट हाऊस , गांव माजरा खुर्द, तहसील और जिला महेन्द्रगढ़ के निर्माण हेतु अपेक्षित है, जिसके ए भूमि अर्जन 
अधिनियम की धारा 4 हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 3575/2 एल ०, दिनांक 7 अप्रैल , 2011 हरियाणा सरकार के गजट 
में दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित हो चुकी है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दी जाती - जिनका इससे 
सम्बन्ध है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, नारनौल को उक्त मे के अधिग्रहण 
हेतु आदेश देने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर. नारनौल और कार्यकारी अभियन्ता. महेन्द्रगढ़ नहर जल 
सेवाएं मण्डल , महेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 
जिला तहसील परिक्षेत्र/ गांव/ क्षेत्रफल/ कैनाल 

दिशा/हदबन्दी/मुस्ततील/ खसरा नं ० एवं किला नं० 
हदबस्त नं ० मरला/ एकड़ 


1 


2 


3 


4 


5 


भूमि की पट्टीभिन्न-भिन्न चोड़ाईयों में जिसका क्षेत्र 2.99 एकड 
पूरे व भागीय किलों में आता है जैसा कि मौके व नक्शों पर 
दर्शाया गया है । 


क 


म 


महेन्द्रगढ़ 


महेन्द्रगढ़ 


मजरा खुर्द 63 


23 


19 


46 


6( 7-12), 7( 3-16), 13( 4-0 ), 14( 8-11 ) . 


व 


2.99 एकड़ 


कुल रकबा : 2.99 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


पी ० सी ० गर्ग, 


अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल, नारनौल । 


144 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB. 14, 2012 ( MAGH. 25 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 25th January, 2012 
No.962.--- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed urgently by the 
Government, at public expenses, namely , for land propose to acquired for constructing Canal Rest House in Village 
Majra Khurd at Mahendergarh , Tehsil and District Mahendergarh , for which a notification has been issued under 
Section 4 and published in Haryana Government, Irrigation and Power Department, Notification No. 3575/2 -L , date 
7th April , 2011 in Haryana Gazette Part- I published on dated 26th April, 2011 . 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information to 
all whom it may concern . 

The Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Officer to take 
possession of the said land under Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 . 

The plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Irrigation Department,Narnaul and Executive Engineer,Mahendergarh Canal Water Services Division ,Mahendergarh . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village / 
Hadbast No. 


Area in 

Direction/ Boundary / Rectangle No./Khasra No. 
Kanal/Marla /Acres and Killa No. 


1 


2 


3 


4 


5 


A strip of land measuring 2.99 acres comprising 
of full / part Killa Number as below . As 
demarcated at site and shown on the Index Plan . 


K 


M 


466( 7-12), 7(3-16), 13(4-0), 14(8-11 ) 


Mahendergarh Mahendergarh Majra Khurd 

63 


23 19 . 

Or 
2.99Acres 


TotalRakba : 2.99 Acres 


By Order ofGovernor ofHaryana . 


P.C. GARG, 
Superintending Engineer, 
J.L.N.Water Services Circle , Narnaul. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) अम्बाला वृत्त 


दिनांक 08 फरवरी , 2012 


संख्या एस ० ई० लो ० नि ० वि ०(भवन व मार्ग शाखा) अम्बाला छावनी/20/ के ० पी०-2.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि नीचे 
विनिर्दिष्ट भूमि , हरियाणा सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, शाहबाद- लाडवा सड़क से गांव बीड कालवा तक सड़क के 
लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 6 के उपबन्धों के अधीन 
उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को 
उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित इस परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य 
करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB. 14 , 2012 ( MAGH. 25 , 1933 SAKA) 


145 


चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त जिस हेतु भूमि अपेक्षित है , वह उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 
( 2) के खण्ड (ग) के अर्थों में तुरन्त महत्व की है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार 
लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि इस अर्जन के सम्बन्ध में 
उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध इसमें लागू नहीं होंगे । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भवन व मार्ग शाखा), अम्बाला छावनी तथा कार्यकारी 
अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं 0 2, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा), कुरुक्षेत्र के कार्यालयों में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


रकबा 


हदबस्त 
नं ० 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


सुजरा 


141 


0.59 एकड़ 


11/16 


0 


-- 


24 


2 


25 


1 


3 


12/118 


0 


0 


19 


1 


8 


20 


-- 


8 


21 


2 . 


14/13 


0 


0 


1 


7 


0 


6 


कुल 


4 


15 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


बीड सुजरा 


139 


0.35 एकड़ 


16// 13 


0 


13 


18 


0 


1 


171125 


0 


11 


25/14 


1 


11 


5 


0 


0 


कुल 


2 


16 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्तर ). . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग, ( भवन व मार्ग शाखा), 


अम्बाला छावनी । 


146 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 14 , 2012 (MAGH . 25 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PWD 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), AMBALA CIRCLE 

The 8th February, 2012 
No. SE /PWD ( B & R ) Ambala / 20 /KP - II.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land specified 
below is needed urgently by the Government, at public expense, for a public purpose , namely, for Shahbad -Ladwa road 
Village Bir Kalwa in District Kurukshetra. It is hereby notified that land in the locality specified below is likely to be 
required for the above purpose . 

This notification is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisiton Act, 1894 for the information 
of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the above said section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers with their servants in undertaking to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts 
required or permitted by the section . 

Further, whereas, the Governor ofHaryana is satisfied that the land required for aforesaid purpose is of urgent 
importance within the meaning clause (c) of Sub -section (2) of Section 17 of the said act and whereas the Government 
of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub - section (2 ) of the provision of Section 5- A of the Act shall not 
apply in regard to the acquisition . 

The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana , Public Works 
Department (Building and Roads Branch ), Ambala Cantt. and Executive Engineer, Provincial Division No. 2 , Public 
Works Department ( Building and Roads Branch ), Kurukshetra. 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Khasra 
No. 


Rakba 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Kurukshetra Thanesar 


Sujra 


141 


0.59 Acre 


11/16 


0 


1 


24 


0 


2 


25 


Armand 


3 


121/18 


0 


0 


19 


med 


8 . 


20 


8 


21 


0 


2 


14/13 


0 


4 


4 


0 


1 


7 


0 


6 


Total 


4 


15 


Kurukshetra Thanesar 


Bir Sujra 


139 


0.35 Acre 


16 // 13 


0 


13 


18 


0 


1 


0 


11 


171/25 
25/14 


1 


11 


5 


0 


0 


Total 


2 


16 


By Order of Governor of Haryana . 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Ambala Circle , Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Ambala Cantt. 


